निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


HE 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार 

द्वारा प्रकाशित 


संख्या 28 


पटना, 


22 आषाढ़ 1933 ( श ० ) 
बुधवार , 

13 जुलाई 2011 ( ई 0 ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 
और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-12 


भाग-1 - क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश । 


भाग-5 — बिहार विधान मंडल में पुर: स्थापित 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

बी ० ए ० , बी ० एससी० , एम 0 ए 0 , 
एम ० एससी० , लॉ भाग-1 और 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0, बी ० एस ० ई ० , डीप O-इन 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा -फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है । 
भाग -8 – भारत की संसद में पुर : स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1 - ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश , अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 

13-18 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग- 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग-9 - क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग -9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


19-19 


2 


बिहार गजट , 13 जुलाई 2011 


भाग-1 
शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


नियुक्ति , पदस्थापन , 


बदली, 


वित्त विभाग 


अधिसूचनाएं 

25 मई 2011 
सं ० को ० प्र ० / स्था०-12 / 2011-4633/ वि ( 2 ) —बिहार लेखा सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों की सेवा 
को उनके नाम के सामने अंकित तिथि से सम्पुष्ट किया जाता है : 

कोटि सेवा सम्पुष्टि की 
क्र ० पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम 

क्रमांक 

तिथि 
1 श्री कुमार राकेश, सहायक कोषागार पदाधिकारी, लखीसराय 

28 

22.11.2010 


2 


21 


22.11.2010 


3 


61 


श्री राज कुमार , जिला भविष्य निधि पदाधिकारी , समस्तीपुर 
श्री राकेश कुमार पंकज , सहायक कोषागार पदाधिकारी , मुंगेर 
श्री धनंजय मिश्रा, सहायक कोषागार पदाधिकारी , पटना 
समाहरणालय , पटना 


22.11.2011 


4 


15 


22.11.2010 


2. वित्त विभाग के ज्ञापांक 3623, दिनांक 31 मार्च 2010 के आलोक में उक्त पदाधिकारियों को 
सेवा सम्पुष्टि की तिथि से पी.बी. 3 एवं ग्रेड पे रु ० 5400 अनुमान्य होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
प्रभात शंकर , संयुक्त सचिव । 


8 जून 2011 
सं ० को ०प्र ०/ विविध-24/ 2008-( खंड -1)-5176 — वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या 2616, दिनांक 11 मार्च 2010, 
अधिसूचना संख्या 12465, दिनांक 3 नवम्बर 2010 , अधिसूचना संख्या 4633 , दिनांक 25 मई 2011 द्वारा बिहार लेखा सेवा के 
क्रमशः 49 , 19 एवं 4 पदाधिकारियों की सेवा सम्पुष्टि विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने की तिथि से की गयी थी । सेवा सम्पुष्टि की 
तिथि के संदर्भ में वित्त विभागीय पत्रांक 3763, दिनांक 29 अप्रील 2011 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्श की मांग की गयी । 
सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 1390, दिनांक 6 मई 2011 द्वारा यह परामर्श दिया गया कि केन्द्रीय परीक्षा समिति , बिहार, पटना के 
पत्रांक 18 , दिनांक 11 जुलाई 1980 के अनुसार सेवा सम्पुष्टि की तिथि निर्धारित की जानी है । केन्द्रीय परीक्षा समिति, बिहार, पटना 
के पत्रांक 18, दिनांक 11 जुलाई 1980 के अनुसार विभागीय परीक्षा समाप्त होने के दूसरे दिन को ही परीक्षोत्तीर्ण होने की तिथि माना 
जाता है । 

उक्त आलोक में उपर्युक्त वित्त विभागीय अधिसूचनाओं में अंकित बिहार लेखा सेवा के पदाधिकारियों की सेवा सम्पुष्टि की तिथि 
को निम्नवत संशोधित किया जाता है । 


क्र ० 


पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम 


कोटि 
क्रमांक 


अधिसूचना में अंकित 
सेवा सम्पुष्टि की तिथि 


सेवा सम्पुष्टि की 
संशोधित तिथि 


1 


24 


26.06.2007 


12.01.07 


2 


श्री नीलकमल जिला भविष्य निधि पदाधिकारी , मुंगेर 
श्री आलोक कुमार , जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर 
श्री बासुकी नाथ, सहायक कोषागार पदाधिकारी, अररिया 


16 


23.12.2006 


01.07.06 


3 


100 


26.06.2007 


12.01.07 


बिहार गजट , 

13 जुलाई 2011 


3 


क्र ० 


पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम 


कोटि 
क्रमांक 


अधिसूचना में अंकित 
सेवा सम्पुष्टि की तिथि 


सेवा सम्पुष्टि की 
संशोधित तिथि 


4 


74 


09.10.2006 


09.10.06 


श्री संजय कुमार I, लेखा पदाधिकारी( वैदा०नि ० को ०) प्रतिनियुक्त , आर्थिक 
विश्लेषण प्रकोष्ठ , वित्त विभाग, पटना । 
श्रीमती रूपम, सहायक कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, पटना 


, 


5 


42 


23.12.2006 


01.07.06 


, 


17 


26.06.2007 


12.01.07 


6 श्री अरूण कुमार , जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, पटना 

श्री राम सुखित राय, जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, सीतामढ़ी 


7 


64 


10.03.2008 


29.09.07 


8 


75 


03.03.2009 


26.04.08 


श्री संजय कुमार || , सहायक कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन , पटना 
श्री सनोज कुमार, सहायक कोषागार पदाधिकारी, बेगूसराय 


9 


18 


03.03.2009 


26.04.08 


10 


श्री प्रताप भानु कुमार , सहायक कोषागार पदाधिकारी, पटना 


8 


03.03.2009 


26.04.08 


11 


श्री ब्रजेश, सहायक कोषागार पदाधिकारी, पटना 


31 


03.03.2009 


26.04.08 


12 


श्री मनीष कांत झा, सहायक कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना 


19 


03.03.2009 


26.04.08 


13 


4 


03.03.2009 


26.04.08 


14 


41 


21.12.2009 


21.06.09 


15 


65 


10.03.2008 


29.09.07 


16 


39 


21.12.2009 


21.06.09 


50 


10.03.2008 


29.09.07 


44 


21.12.2009 


21.06.09 


19 


14 


21.12.2009 


21.06.09 


20 


47 


21.12.2009 


21.06.09 


21 


86 


03.03.2009 


26.04.08 


श्री मो ० जीमल , जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, रोहतास ( सासाराम) 
श्री राणा सुजीत कुमार टुनटुन , जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, औरंगाबाद 
श्रीमती अनीता रानी, लेखा पदाधिकारी( वै० दा ०नि ० को ०) प्रतिनियुक्त , आर्थिक 
विश्लेषण प्रकोष्ठ , वित्त विभाग, पटना 

श्री राजेश प्रसाद यादव, सहायक कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना । 
17 श्री प्रेम पुष्प कुमार , लेखा पदाधिकारी( वेदा०नि ० को ०) वित्त विभाग , पटना । 

श्री नन्द किशोर सिंह, सहायक आयुक्त, प्रतिनियुक्त (वैदा०नि ० को ०) वित्त 
18 

विभाग, पटना 
श्री राकेश कुमार चौधरी, सहायक कोषागार पदाधिकारी, पटना 
श्री विनोद कुमार तिवारी, सहायक कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना । 
श्री राजीव कुमार गुप्ता , उपकोषागार पदाधिकारी, पटना सिटी 
श्री कन्हैया लाल गोस्वामी, उपकोषागार पदाधिकारी, महुआ ( वैशाली) 
श्री राम बालक कुमार, जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, पूर्णिया 
श्री मनोज कुमार, सहायक कोषागार पदाधिकारी , आरा (भोजपुर ) 
श्री राम प्रवेश यादव, उपकोषागार पदाधिकारी, बाढ़ 
श्री विजय कुमार सिंह, उपकोषागार पदाधिकारी, नवगछिया 
श्री विनय कुमार , सहायक कोषागार पदाधिकारी , मुजफ्फरपुर 
श्री राजेन्द्र कुमार चंद्रवंशी, सहायक कोषागार पदाधिकारी , भागलपुर 

श्री रमेश कुमार सुमन, सहायक कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा 
30 | श्री मो ० राशीद तनवीर, जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, दरभंगा 

श्री शंभु कुमार आर्य, सहायक कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा 


22 


60 


10.03.2008 


29.09.07 


23 


27 


26.06.2007 


12.01.07 


24 


79 


21.12.2009 


21.06.09 


25 


51 


21.12.2009 


21.06.09 


26 


66 


03.03.2009 


26.04.08 


27 


25 


03.03.2009 


26.04.08 


28 


46 


03.03.2009 


26.04.08 


29 


99 


21.12.2009 


21.06.09 


87 


21.12.2009 


21.06.09 


31 


30 


10.03.2008 


29.09.07 


4 


बिहार गजट, 13 जुलाई 2011 


क्र 0 


पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम 


कोटि 
क्रमांक 


अधिसूचना में अंकित 
सेवा सम्पुष्टि की तिथि 


सेवा सम्पुष्टि की 
संशोधित तिथि 


32 


48 


21.12.2009 


21.06.09 


33 


38 


03.03.2009 


26.04.08 


श्री नवल किशोर यादव, जिला भविष्य निधि पदाधिकारी , मधेपुरा 
श्री संजीव मित्तल , लेखा पदाधिकारी( वैदा० नि ० को ०) प्रतिनियुक्त आर्थिक 
विश्लेषण प्रकोष्ठ , वित्त विभाग , पटना । 
श्री राजेश कुमार सिंह ए सहायक कोषागार पदाधिकारी, गया 
श्री अरविन्द कुमार वर्मा, जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, गया 


34 


69 


03.03.2009 


26.04.08 


35 


5 


26.06.2007 


12.01.07 


36 


श्री सत्य प्रकाश नारायण , सहायक कोषागार पदाधिकारी, रोहतास ( सासाराम ) । 


12 


21.12.2009 


21.06.09 


37 


57 


03.03.2009 


26.04.08 


38 


36 


21.12.2009 


21.06.09 


39 


52 


21.12.2009 


21.06.09 


40 


84 


10.03.2008 


29.09.07 


41 


95 


03.03.2009 


26.04.08 


42 


55 


03.03.2009 


26.04.08 


43 


70 


03.03.2009 


26.04.08 


श्री श्यामा कांत मेहरा, सहायक कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर 
श्री संजय कुमार सिंह, सहायक कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी 
श्री निर्भय कुमार , सहायक कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर 
श्री किशोर कुमार कामत, सहायक कोषागार पदाधिकारी, सिवान 
श्री जीवेन्द्र कुमार जयन्त, सहायक कोषागार पदाधिकारी, सिवान 
श्री देवेन्द्र कुमार , जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, सिवान 
श्री संजय विश्वास, जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, सहरसा 
श्री रबिश चन्द्र प्रसाद, सहायक कोषागार पदाधिकारी, छपरा 
श्रीमती शोभावती कुमारी, सहायक कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, 
विकास भवन, पटना 
श्री अशोक कुमार , उपकोषागार पदाधिकारी, शेरघाटी ( गया ) 
श्री अजय कुमार ठाकुर , जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, पं ० चम्पारण, बेतिया 
श्री सत्य नारायण पासवान, सहायक कोषागार पदाधिकारी, पूर्णिया 
श्री नरेन्द्र कुमार राम , सहायक कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज 
श्री असदुल्ला गालिब अंसारी, उपकोषागार , पदाधिकारी, दानापुर 


44 


54 


21.12.2009 


21.06.09 


45 


77 


21.12.2009 


21.06.09 


46 


34 


21.12.2009 


21.06.09 


० 


47 


21.12.2009 


21.06.09 


48 


97 


03.03.2009 


26.04.08 


49 


90 


21.12.2009 


21.06.09 


50 


76 


10.03.2008 


29.09.07 


51 


93 


26.06.2007 


12.01.07 


52 


94 


21.12.2009 


21.06.09 


श्री संजय कुमार -3, सहायक कोषागार पदाधिकारी, सुपौल 
श्री सुकर पासवान , उपकोषागार पदाधिकारी, दलसिंहसराय ( समस्तीपुर ) 
श्री महंथ स्वरूप, लेखा पदाधिकारी ( वै 0दा0नि 0 को ० ) प्रतिनियुक्त , आर्थिक 
विश्लेषण प्रकोष्ठ , वित्त विभाग, पटना अवकाश रक्षित पद , वित्त विभाग, बिहार , 


" 


53 


81 


21.12.2009 


21.06.09 


पटना 


54 


श्री चंदन कुमार, जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, कटिहार 


78 


21.12.2009 


21.06.09 


55 


23 


03.03.2009 


26.04.08 


56 


98 


01.06.2010 


25.01.10 


57 


91 


01.06.2010 


25.01.10 


श्री शैलेश कुमार , जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, नवादा 
श्री सुशील कुमार , सहायक कोषागार पदाधिकारी, (पूर्वी चम्पारण) मोतिहारी 
श्री अमरेश कुमार, अवकाश रक्षित पद , मुख्यालय वित्त विभाग , बिहार , पटना 
श्रीमती जया रानी, सहायक कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार निर्माण 
भवन , पटना । 
श्री राजेश कुमार सिंह, उपकोषागार पदाधिकारी, फारबिसगंज, अररिया 


58 


68 


01.06.2010 


25.01.10 


59 


89 


01.06.2010 


25.01.10 


बिहार गजट , 13 जुलाई 2011 


5 


क्र ० 


पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम 


कोटि 
क्रमांक 


अधिसूचना में अंकित 
सेवा सम्पुष्टि की तिथि 


सेवा सम्पुष्टि की 
संशोधित तिथि 


10 


01.06.2010 


25.01.10 


61 


85 


01.06.2010 


25.01.10 


71 


03.03.2009 


26.04.08 


62 


01.06.2010 


25.01.10 


64 


73 


01.06.2010 


25.01.10 


65 


13 


01.06.2010 


25.01.10 


60 | श्री श्रवण कुमार , जिला भविष्य निधि पदाधिकारी , बेगूसराय 

श्री मुराद अली, उपकोषागार पदाधिकारी , मसौढ़ी 

श्रीमती विन्दु वादिनी , सहायक कोषागार पदाधिकारी, बॉका 
63 श्री अजमत अली अंसारी, उपकोषागार पदाधिकारी, लालगंज ( वैशाली) 

श्री शशिकांत आर्य, उपकोषागार पदाधिकारी, दाउदनगर ( औरंगाबाद) 
श्री अभय कुमार, जिला भविष्य निधि पदाधिकारी , गोपालगंज 
श्री संतोष कुमार, उपकोषागार पदाधिकारी, बगहा , पश्चिमी चम्पारण ( बेतिया) 

श्री रमेश कुमार वर्णवाल, उपकोषागार पदाधिकरी, रोसड़ा ( समस्तीपुर) 
68 श्री कृष्ण कुमार , सहायक बजट नियंत्रक , वित्त विभाग , बिहार , पटना 
69 श्री कुमार राकेश, सहायक कोषागार पदाधिकारी, लखीसराय 

श्री राज कुमार , जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, समस्तीपुर 
71 श्री राकेश कुमार पंकज , सहायक कोषागार पदाधिकारी , मुंगेर 

श्री धनंजय मिश्रा, सहायक कोषागार पदाधिकारी, पटना समाहरणालय, पटना । 


66 


82 


01.06.2010 


25.01.10 


67 


59 


01.06.2010 


25.01.10 


49 


01.06.2010 


25.01.10 


28 


22.11.2010 


10.07.10 


70 


21 


22.11.2010 


10.07.10 


61 


22.11.2010 


10.07.10 


72 


15 


22.11.2010 


10.07.10 


2. वित्त विभाग के ज्ञापांक 3623 , दिनांक 31 मार्च 2010 के आलोक में दिनांक 1 जनवरी 2006 
अथचा 4 वर्षों की सेवा ( सम्पुष्टि सहित ), जो भी बाद हो , से उन पदाधिकारियों को पी ० बी ० 3 एवं ग्रेड - पे 5400 अनुमान्य 
होगा । ग्रेड - पे के संबंध में वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या 12465 , दिनांक 3 नवम्बर 2010 एवं अधिसूचना संख्या 4633, 
दिनांक 25 मई 2011 को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
संजीवन सिन्हा, विशेष सचिव । 


गन्ना उद्योग विभाग 


अधिसूचनाएं 

30 जून 2011 
सं ० स्था .- 2-08 / 2005-1486 — श्री शंकर नारायण लाल, विशेष ईख पदाधिकारी , पटना को वर्तमान पदस्थापन से 
स्थानांतरित करते हुए अपने ही वेतनमान में सहायक ईखायुक्त, बिहार, पटना (मुख्यालय) के रिक्त पद पर अगले आदेश तक 
पदस्थापित किया जाता है । 
2. पूर्व निर्गत पदस्थापन आदेश इस हद तक संशोधित समझे जाएगें । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
अनिल कुमार झा , अवर सचिव । 


30 जून 2011 
सं ० स्था . - 2-08 / 2005-1484 — गन्ना उद्योग विभाग, बिहार , पटना के अधीन कार्यरत ईख सेवा के निम्नलिखित 


पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित कार्यालय से स्थानान्तरित करते हुए कॉलम -4 में अंकित कार्यालय में 
पदस्थापित किया जाता है एवं उनके नाम के सामने कॉलम -5 में अंकित कार्यालय के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेगें : 


6 


बिहार गजट, 13 जुलाई 2011 


क्र ० 
सं ० 


पदाधिकारी का नाम 


वर्तमान पदस्थापन 


नया पदस्थापन का 

कार्यालय 


अभ्युक्ति 


1 


2 


3 


4 


5 


1 


श्री जीवन मसीह किन्डो । ईख पदाधिकारी, 

ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर 


ईख पदाधिकारी, दरभंगा 


ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर 
का अतिरिक्त प्रभार । 


2 


श्री जय प्रकाश नारायण 
सिंह 


ईख पदाधिकारी, पूर्णियाँ 


ईख पदाधिकारी, 
गोपालगंज 


3 


श्री मुकेश कुमार वर्मा 


ईख पदाधिकारी, समस्तीपुर 


ईख पदाधिकारी, सिवान का 
अतिरिक्त प्रभार । 
ईख पदाधिकारी, पूर्णियाँ का 
अतिरिक्त प्रभार । 
मुख्यालय में प्रतिनियुक्त 


4 


श्री सुधाकर पाण्डेय 


ईख पदाधिकारी, सिवान 


विशेष ईख पदाधिकारी , 
पटना 


5 


श्री उमेश सिंह 


ईख पदाधिकारी, रामनगर 
अंचल बेतिया 


ईख पदाधिकारी बेतिया का 
अतिरिक्त प्रभार । 


2. पूर्व निर्गत पदस्थापन आदेश इस हद तक संशोधित समझे जाएगें । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
अनिल कुमार झा , अवर सचिव । 


30 जून 2011 
सं ० स्था .- 2-08 / 2005-1488 — गन्ना उद्योग विभाग, बिहार , पटना में कार्यरत कृषि सेवा के निम्नलिखित 
पदाधिकारियों की सेवा प्रशासनिक आधार पर कृषि विभाग, बिहार, पटना को वापस की जाती है : 

(1 ) श्री कैलाश नाथ, सहायक निदेशक, ईख विकास , दरभंगा । 
( 2 ) श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, सहायक निदेशक , ईख विकास , सिवान । 
निर्गत पदस्थापन आदेश इस हद तक संशोधित समझे जाएगें । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अनिल कुमार झा , अवर सचिव । 


2. 


30 जून 2011 
सं ० स्था .- 2-08 / 2005-1487 — गन्ना उद्योग विभाग , बिहार, पटना के अधीन कार्यरत कृषि सेवा के निम्नलिखित 
पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित कार्यालय से स्थानान्तरित करते हुए कॉलम -4 में अंकित कार्यालय में 
पदस्थापित किया जाता है एवं उनके नाम के सामने कॉलम -5 में अंकित कार्यालय के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेगें : 
पदाधिकारी का नाम वर्तमान पदस्थापन नया पदस्थापन का 

अभ्युक्ति 
सं ० 

कार्यालय 


क्र ० 


2 


3 


4 


5 


1 

1 


श्री रमेश प्रसाद राउत 


2 


श्री राजन बालन 


सहायक निदेशक, 
ईख विकास , आरा 

सहायक निदेशक , 
ईख विकास , 

भागलपुर 
सहायक निदेशक , 
ईख विकास, सीतामढ़ी । 


3 


सहायक निदेशक , 
ईख विकास , भागलपुर 

सहायक निदेशक 
ईख विकास, आरा 
सहायक निदेशक, 
ईख विकास , गया 

सहायक निदेशक, 
ईख विकास, समस्तीपुर 

सहायक निदेशक, 
ईख विकास, पटना 


श्री देव नारायण साहू 


4 


श्री कुँवर सिंह 


सहायक निदेशक, ईख विकास, 
दरभंगा का अतिरिक्त प्रभार 


5 


श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह 


सहायक निदेशक , 
ईख विकास , गया । 


बिहार गजट , 

13 जुलाई 2011 


7 


पदाधिकारी का नाम 


वर्तमान पदस्थापन 


क्र ० 
सं ० 


नया पदस्थापन का 

कार्यालय 


अभ्युक्ति 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री मदन प्रसाद सिंह 


सहायक निदेशक, ईख विकास , 
पटना का अतिरिक्त प्रभार 


7 


7 


श्री रामगोविन्द सिंह 


सहायक निदेशक , ईख विकास , 
सिवान का अतिरिक्त प्रभार 


गुड़ विकास पदाधिकारी, 

मुख्यालय , पटना 

सहायक निदेशक , 
ईख विकास, गोपालगंज 
सहायक निदेशक , ईख 

विकास, पूर्णियाँ 
सहायक निदेशक , ईख 

विकास, बगहा 


8 


श्री प्रेम लाल सिंह 


सहायक निदेशक , ईख 

विकास, बगहा 
सहायक निदेशक , ईख 
विकास, पूर्णियाँ 


9 


मो 0 शब्बीर अहमद 


2. पूर्व निर्गत पदस्थापन आदेश इस हद तक संशोधित समझे जाएगें । 
3. क्रमांक -4, 6, एवं 7 को छोड़कर शेष स्थानांतरण अभ्यावेदन के आलोक में किए गए हैं । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अनिल कुमार झा , अवर सचिव । 


निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 

( उत्पाद एवं मद्य निषेध ) 


- 


अधिसूचनाएं 

30 जून 2011 
सं 0 1 / विविध ( स्था 0) -10-48 / 2011-1758 — श्री अरूण कुमार सिन्हा , अधीक्षक उत्पाद, वैशाली को 
स्थानान्तरित करते हुए प्रभारी सहायक आयुक्त उत्पाद, गया के पद पर अपने ही वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 1 / विविध ( स्था o) -10-48 / 2011-1759 -श्री अरूण कुमार मिश्र, अधीक्षक उत्पाद , औरंगाबाद को 
स्थानान्तरित करते हुए अधीक्षक उत्पाद, प 0 चंपारण के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / विविध ( स्था o) -10-48 / 2011-1760–श्रीमती रेणु कुमारी सिन्हा , अधीक्षक उत्पाद , बक्सर को 
स्थानान्तरित करते हुए अधीक्षक उत्पाद , वैशाली के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / विविध ( स्था o )-10-48 / 2011-1761- श्री पॉचू पात्रा, अधीक्षक उत्पाद , मधुबनी को स्थानान्तरित करते 
हुए अधीक्षक उत्पाद, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / विविध ( स्था o) -10-48 / 2011-1762 श्री कृष्ण कुमार, अधीक्षक उत्पाद, दरभंगा को स्थानान्तरित 
करते हुए अधीक्षक उत्पाद, मधुबनी के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / विविध ( स्था o) -10-48 / 2011-1763— श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, अधीक्षक उत्पाद , जमुई को 
स्थानान्तरित करते हुए अधीक्षक उत्पाद, किशनगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
सं 0 1 / विविध ( स्था o) -10-48 / 2011-1764— श्री जैनुल आवेदिन , अधीक्षक उत्पाद, 

भागलपुर 

को 
स्थानान्तरित करते हुए अधीक्षक उत्पाद, शिवहर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / विविध (स्था 0) -10-48 / 2011-1765 — श्री महेश्वर दत्त मिश्र, अधीक्षक उत्पाद , प 0 चंपारण को 
स्थानान्तरित करते हुए अधीक्षक उत्पाद , बांका के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 1 / विविध ( स्था 0) -10-48 / 2011-1766 — श्री हरदेव उपाध्याय , अधीक्षक उत्पाद, पूर्वी चंपारण को 
स्थानान्तरित करते हुए अधीक्षक उत्पाद, मधेपुरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / विविध ( स्था o) -10-48 / 2011-1767– श्री संजय कुमार नं0–2, अधीक्षक उत्पाद , सीवान को 
स्थानान्तरित करते हुए अधीक्षक उत्पाद , अरवल के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
मिसबाह बारी, अपर सचिव । 


8 


बिहार गजट , 13 जुलाई 2011 


30 जून 2011 
सं 0 1 / ए4- ( स्था o) -10-20 / 2010-1756— श्री श्रीकृष्ण पासवान, सहायक आयुक्त उत्पाद , पटना को उनके कार्यों 
के अतिरिक्त दिनांक 1 जुलाई 2011 से उपायुक्त उत्पाद, पटना - सह - मगध प्रमंडल , पटना के रिक्त पद का प्रभार नियमित 
पदस्थापन होने तक दिया जाता है । इसके लिए कोई आर्थिक लाभ एवं वरीयता का लाभ देय नहीं होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
मिसबाह बारी, अपर सचिव । 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचनाएं 

17 जून 2011 
सं ० 1 / राज स्था .(2. ) प्रो -19 / 2008-2790 — दिनांक 11 मई 2011 को कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में 
संपन्न हुई विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसा के आलोक में बिहार सहकारिता सेवा (प्रशासनिक प्रभाग) के मूल 
कोटि सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ / जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं समकक्ष वेतनमान रु ० 6500-10,500 
( अपुनरीक्षित), पुनरीक्षित नियमित वेतनमान रु ० 15600-39100 + ग्रेड वेतन 5400 के निम्नांकित पदाधिकारियों को उप -निबंधक , 
सहयोग समितियाँ, वेतनमान रु ० 10,000-15200( अपुनरीक्षित), पुनरीक्षित रु ० 15600-39100 + ग्रेड वेतन 6600 के पद पर 
प्रोन्नति अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रदान की जाती है । 

पदाधिकारी का नाम 
क्र.सं. 

वर्तमान पदस्थापन 

अभ्युक्ति 
( वरीयता क्रमांक वर्ष 2006/2009 ) 
1 श्री भोगेन्द्र नाथ झा ( 293/7) 

उप -निबंधक ,(कार्यकारी) ( मुख्यालय), 

सहयोग समितियाँ , बिहार , पटना । 
2 श्री ललन शर्मा (296/9 ) 

उप -निबंधक,( कार्यकारी) 

सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल,पटना । 
श्री पशुपति पासवान, अनु.जाति (387/21) जिला सहकारिता पदाधिकारी, बांका । 
4 श्री नागेन्द्र प्रसाद (380/15 ) 

उप - निबंधक,( कार्यकारी ) (न्यायिक ), 

सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना । 
5 श्री कृष्ण चौधरी, अनु.जाति ( 450/36 ) जिला सहकारिता पदाधिकारी, नवादा 
6 श्री मुकुल कुमार सिंहा (382/16 ) 

जिला सहकारिता पदाधिकारी, भोजपुर 
7 श्री चन्द्रशेखर सिंह (383/17 ) 

प्रबंध निदेशक, दी बेगूसराय सेन्ट्रल 

को - ऑपरेटिव बैंक लि 0, बेगूसराय । 
8 श्री श्रवण कुमार (384/18 ) 

प्रबंध निदेशक , दी औरंगाबाद सेन्ट्रल 

को - ऑपरेटिव बैंक लि ., औरंगाबाद । 
9 श्री राम प्रताप सिंह ( 385/19 ) 

उप – महाप्रबंधक, बिहार राज्य सहकारी बैंक 

लि 0 , पटना । 
10 श्री मुजीबुर्र रहमान ( 386/20 ) 

जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना 
11 श्री अशोक कुमार रजक , अनु0 जाति (452/37 ) प्रबंध 

दी नेशनल सेन्ट्रल 
को - ऑपरेटिव बैंक लि 0, बेतिया । 


3 


निदेशक , 


12 


श्री जवाहर प्रसाद (428/22 ) 
श्री मो . हामिद (429/23 ) 


13 


जिला सहकारिता पदाधिकारी , सहरसा । 
सहायक निबंधक ( अवकाश रक्षित ), सहयोग 
समितियाँ, बिहार, पटना । 
जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर 
जिला सहकारिता पदाधिकारी, भागलपुर 


14 


श्री वीरेन्द्र ठाकुर (430/24 ) 
श्री पंकज कुमार झा (431/25) 


15 


बिहार गजट , 13 जुलाई 2011 


9 


क्र.सं. 


वर्तमान पदस्थापन 


अभ्युक्ति 


पदाधिकारी का नाम 
( वरीयता क्रमांक वर्ष 2006/2009 ) 
श्री सुरेश दास, अनु.जाति (453/38 ) 
श्री बीरेन्द्र कुमार, अनु (577/62 ) 


16 


जिला सहकारिता पदाधिकारी, सिवान 


17 


नालन्दा, 


जिला सहकारिता पदाधिकारी, 
(बिहारशरीफ ) । 


2. उक्त प्रोन्नति अधिसूचना निर्गत की तिथि से देय होगी परन्तु आर्थिक लाभ प्रभार ग्रहण की तिथि से अनुमान्य 


होगा | 


3. अगर उप -निबंधक , सहयोग समितियाँ के गैर संवर्गीय पद की समाप्ति / सेवा वापसी होती है , तो इन्हें रोस्टर एवं 
वरीयतानुसार संवर्गीय रिक्ति में समायोजित कर दी जायेगी और शेष बचे कनीय पदाधिकारी मूल कोटि में वापस हो जायेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

ललन राय , 
विशेष कार्य पदाधिकारी - सह - उप सचिव । 


31 मई 2011 
सं ० 1 / सह – वि.प्र.से.राज.स्था . - 11 / 2011-2487— श्री ललन राय, विशेष कार्य पदाधिकारी - सह - उप सचिव , 
सहकारिता विभाग, बिहार , पटना को अपनी चिकित्सा हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम 233, 234 के तहत दिनांक 25 अप्रील 
2011 से 29 अप्रील 2011 तक तथा दिनांक 26 मई 2011 से दिनांक 3 जून 2011 तक कुल 14 (चौदह ) दिनों का रूपांतरित 
अवकाश 28 ( अठाइस ) दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश के समतुल्य पूर्ण मासिक वेतन पर स्वीकृत किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
गुप्तेश्वर प्रसाद, उप – सचिव । 


31 मई 2011 
सं ० 1 / रा.स्था .– वि.स.से. - पद -14 / 07-2488 — श्री चक्रधर झा , संयुक्त निबंधक , सहयोग समितियाँ, भागलपुर 
प्रमंडल, भागलपुर के दिनांक 31 मई 2011 के अपराह्न से सेवानिवृति के पश्चात अगले आदेश तक संयुक्त निबंधक, सहयोग 
समितियाँ, भागलपुर प्रमंडल , भागलपुर का अतिरिक्त प्रभार श्री महेश प्रसाद, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पूर्णियाँ 
प्रमंडल को प्रभार ग्रहण की तिथि से दिया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
गुप्तेश्वर प्रसाद , उप - सचिव । 


। 


पथ निर्माण विभाग 


अधिसूचना 

16 जून 2011 
सं ० ई० 3 - याँ०-306 / 92-6906(s) — पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत बिहार अभियंत्रण (याँत्रिक) सेवा वर्ग के सभी 
ग्रेड के सदस्यों की सिविल लिस्ट औपबंधिक रूप से विभागीय अधिसूचना संख्या 5664 (एस) अनु०, दिनांक 17 मई 2011 
द्वारा प्रकाशित की गई थी । 

2. औपबंधिक सिविल लिस्ट के विरूद्ध प्राप्त सभी आपत्तियों / दावों एवं सुझावों पर भली - भाँति विचार करने के 
पश्चात् पथ निर्माण विभाग के बिहार अभियंत्रण ( याँत्रिक ) सेवा वर्ग के सभी ग्रेड के अभियंताओं की सिविल लिस्ट, अन्तिम 
रूप से प्रकाशित की जाती है । 

3. यदि इस सिविल लिस्ट में कोई प्रविष्टि त्रुटि पूर्ण या रिक्त हो तो उसकी सूचना साक्ष्य के साथ विभाग को 
उपलब्ध करायें, ताकि सिविल लिस्ट के अगले प्रकाशन में सुधार किया जा सके । 

4. सिविल लिस्ट को किसी प्रकार के दावा के लिए अंतिम साक्ष्य / आधार नहीं माना जायेगा । 
5. यह अन्तिम सिविल लिस्ट माननीय उच्च न्यायालय में चल रहे विभिन्न वादों के फैसलों से प्रभावित होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
योगेन्द्र भक्त, विशेष सचिव । 


अनु० - यथोक्त 


10 


बिहार गजट, 13 जुलाई 2011 

पथ निर्माण विभाग 
बिहार अभियंत्रण ( याँत्रिक) सेवा का सविल लिस्ट (यथा दिनांक 01.05.2011 ) 


क्र ० 
सं ० 


नाम ( कोटि) / 


वरी०क्र०अधि०सं०470 (एस),दि०-12.01.2011 


जन्मतिथि/ सेवानिवृतिकीतिथि 


सीधीनियुक्तिकावर्ष/मेघा क्रमांक/प्रतिशतप्राप्तांक 


-शैक्षणिकयोग्यता 


गृह जिला 


सहायकअभियंता(यांत्रिक) मेंप्रोन्नतिकावर्ष/कनीय अभियंता(यांत्रिक)केरूपमें 

वरीयताक्रमांक 


योगदानकीतिथि/सेवा संपुष्टिकीतिथि 


वर्तमान 
ग्रेड 


अभ्युक्ति 


6 


7 


8 


9 


10 


1 | 2 

3 
52 श्री अजय कुमार 

सिंह / मिर्जापुर 
( उ ० प्र ० ) 


1 


4 
10-02 

1968 
20-02 
2028 


1997/ 
04 


EE ( Mech) 
25-01 
2007 


लागू 

नहीं 


2 


53 श्री अशोक कुमार 


01-05 
1969 
30-04 
2029 


B.Sc. 
Engg. 


/ मधेपंरा 


1997 / 

05 


EE ( Mech) 
25-01 
2007 


लागू नहीं 


3 


M.Tech. 


54 श्री मो 0 सईद 

आलम / दरभंगा 


12-01 
1974 
31-01 
2034 


1997/ 

08 


EE ( Mech) 
25-01 
2007 


लागू नहीं 


4 


55 | श्री धनंजय कुमार 

बम्पट / नालंदा 


25-06 
1970 
30-06 
2030 


1997/ 
10 


EE( Mech) 
25-01 
2007 


लागू नहीं 


5 


M.Tech. 


58 | श्री श्रीनिवास 

कुमार / बेगुसराय 


11-02 
1969 
28-02 
2029 


1997/ 
17 


20-05 
1997 
01-12 

2006 
23-05 
1997 
01-12 
2006 
23-05 
1997 
01-12 

2006 
28-05 
1997 
01-12 
2006 
16-06 
1997 
01-12 
2006 
30-06 
1997 
01-12 
2006 
09-05 
1997 
01-12 
2006 
09-05 
1997 
01-12 
2006 
09-05 
1997 
01-12 
2006 


EE ( Mech ) 
25-01 
2007 


लागू नहीं 


6 


60 | श्री अवध बिहारी 

सिंह / रोहतास 


12-01 

1969 
31-01 
2029 


1997/ 
23 


EE ( Mech) 
25-01 
2007 


लागू 

नहीं 


7 


61 | श्री सूर्यभूषण 

प्रसाद / पटना 


13-03 

1962 
31-03 
2022 


1997/ 
24 


लागू 

नहीं 


EE ( Mech) 
05-08 
2008 


8 


62 श्री ब्रजेश 

कुमार / नालंदा 


30-06 
1979 
30-06 
2039 


1997/ 
28 


EE ( Mech) 
05-08 
2008 


लागू नहीं 


9 


63 | श्री मनोज 


श्री मनोज कुमार 


नवादा 


16-01 

1971 
31-01 
2031 


1997/ 

30 


EE ( Mech) 
05-08 
2008 


लागू 

नहीं 


बिहार गजट , 13 जुलाई 2011 


11 


नाम ( कोटि ) / 


क्र ० 
सं ० 


वरी०क्र०अधि०स०470 (एस),दि०-12.01.2011 


जन्मतिथि/ सेवानिवृतिकीतिथि 


सीधीनियुक्तिकावर्ष/मेघा क्रमांक/प्रतिशतप्राप्तांक 


-शैक्षणिकयोग्यता 


गृह जिला 


सहायकअभियंता(यांत्रिक) मेंप्रोन्नतिकावर्ष/कनीय अभियंता(याँत्रिक)केरूपमें 

वरीयताक्रमांक 


योगदानकीतिथि/सेवा संपुष्टिकीतिथि 


वर्तमानग्रेड 


अभ्युक्ति 


1 


2 


3 


6 


7 


8 


9 


10 


10 


श्री अशोक कुमार 


4 
03-01 
1971 
31-01 
2031 


B.E. 
(Mech ) 
MBA 


1997/ 

31 


EE ( Mech) 
25-01 
2007 


लागू नहीं 


64 

रंजन 
( अनु ० जाति ) / 

गोपालंगज 
65 श्री अनिल कुमार 

( अनु ० जाति ) / 
पटना 


23-05 
1997 
01-12 
2006 


11 


25-10 
1965 
31-10 
2025 


1997/ 

22 


EE ( Mech) 
25-01 
2007 


पारस्परिक 
सहमति से 

राज्य 
स्थानान्तरण 


लागू नहीं 


25-06 
1997 
01-12 
2006 
06-04 
2005 


12 


66 | श्री राजीव 


AMIE 


AMIE 
M.Tech 


कुमार / भागलपुर 


लागू 
नहीं 


AE ( Mech) 
06-04 
2005 


2005/53 


13 


67 


AMIE 


AMIE 


श्री संजीव कुमार 
सिन्हा / 
औरंगाबाद 


06-04 
2005 


लागू 
नहीं 


AE ( Mech) 
06.04.200 

5 


2005/59 


14 


05-11 
2005 


AE ( Mech) 
05-11 
2005 


लागू 
नहीं 


Diploma 


2005/75 


72 | श्री चन्द्रीका प्रसाद 

( अनु ० जाति) / 

गाजीपुर ( उ ० प्र ० ) 
73 | श्री राजेन्द्र प्रताप 

( अनु ० जाति ) / 
उ ० प्र ० 


01-06 
1970 
31-05 

2030 
03-01 
1972 
31-01 
2032 
10-06 
1969 
30-06 
2029 
05-05 
1970 
31-05 

2030 
28-08 
1966 
31-08 

2026 
01-04 
1970 
31-03 
2030 


16 


05-11 
2005 


AE ( Mech) 
05-11 
2005 


लागू 
नहीं 


Diploma 


2005/78 


15 


74 श्री चन्द्रदीप राम 

( अनु ० जाति ) / 
गढ़वा 


05-11 
2005 


पारस्परिक 
सहमति से 


AE ( Mech) 
05-11 
2005 


लागू 
नहीं 


Diploma 


2005/77 


राज्य 


स्थानान्तरण 


17 


17-11 
2006 


AE ( Mech) 
17-11 
2006 


लागू 
नहीं 


Diploma 


2006/79 


75 | श्री शंभुशरण 

चौधरी 
( अनु ० जाति ) / 

वैशाली 
76 | श्री निर्मल कुमार 

दास ( अनु० जाति ) 


18 


12-01 
2007 


लागू 
नहीं 


AE ( Mech) 
12-01 
2007 


2007/82 


09-07 
1966 
31-07 
2026 
06-10 
1966 
31-10 
2026 


19 


77 


श्री कृष्णदेव चौधरी 
( अनु ० जाति ) / 


12-01 
2007 


लागू 
नहीं 


AE ( Mech) 
12-01 
2007 


Diploma 


2007/83 


गया 


12 


बिहार गजट , 13 जुलाई 2011 


नाम ( कोटि ) / 


क्र ० 
सं ० 


वरी०क्र०अधि०सं०470 (एस),दि०-12.01.2011 


जन्मतिथि/ सेवानिवृतिकीतिथि 


सीधीनियुक्तिकावर्ष/मेघा क्रमांक/प्रतिशतप्राप्तांक 


-शैक्षणिकयोग्यता 


गृह जिला 


सहायकअभियंता(यांत्रिक) मेंप्रोन्नतिकावर्ष/कनीय अभियंता(यांत्रिक)केरूपमें 

वरीयताक्रमांक 


योगदानकीतिथि/सेवा संपुष्टिकीतिथि 


वर्तमानग्रेड 


अभ्युक्ति 


1 


6 


7 


8 


9 


10 


20 


2 

3 
78 | श्री रामपूजन 

सिंह / भोजपुर 


03-01 
2011 


AE ( Mech) 
03-01 
2011 


लागू 
नहीं 


Diploma 


2011/37 


21 


79 | श्री सुरेश 

प्रसाद / पटना 


03-01 
2011 


AE ( Mech) 
03-01 
2011 


लागू 
नहीं 


Diploma 


2011/40 


4 
15-09 
1953 
30-09 
2013 
12-08 
1953 
31-08 
2013 
03-01 
1954 
31-01 

2014 
15-05 
1954 
31-05 
2014 


22 


80 | श्री चन्द्रधर 


पाण्डेय / भभुआ 


03-01 
2011 


लागू 
नहीं 


AE ( Mech) 
03-01 
2011 


2011/42 


23 


81 | श्री सुरेश 

गिरी / रोहतास 


03-01 
2011 


लागू 
नहीं 


AE( Mech) 
03-01 
2011 


2011/43 


बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
योगेन्द्र भक्त, विशेष सचिव । 


सहकारिता विभाग । 


अधिसूचना 

31 दिसम्बर 2010 
सं.सं .01 / रा.स्था . - वि.स.से.पदा. - 70 / 07-5429 - श्री शशि शेखर, सहायक निबंधक , सहयोग समितियाँ, नवगछिया 
अंचल, नवगछिया को सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार , पटना के अधिसूचना सं ० 12834 , दिनांक 27 दिसम्बर 2010 द्वारा 
बिहार लोक सेवा आयोग के 48 वीं -52 वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर परिक्ष्यमान उप समाहर्ता के रूप में 
औपबंधिक रूप से नियुक्ति किये जाने के फलस्वरूप जिला पदाधिकारी, किशनगंज के कार्यालय में योगदान करने के लिए 
प्रभार सौंपने की तिथि से विरमित किया जाता है । 

2. श्री शशि शेखर के विरूद्ध भविष्य में किसी प्रकार का पावना पाया जाता है तो वे उसके देनदार होंगे । 

3. श्री पंकज कुमार झा , जिला सहकारिता पदाधिकारी, भागलपुर अगले आदेश तक सहायक निबंधक , सहयोग 
समितियाँ, नवगछिया अंचल, नवगछिया के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 
लियान कुंगा, विशेष सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 17-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 13 जुलाई 2011 


w 


भाग-2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


मुख्य अभियंता का कार्यालय 
जल संसाधन विभाग , सिवान । 


कार्यालय आदेश 

4 जून 2011 
सं0 1 स्था 0 अनु0-12-107 / 2010-56-1800 — समाहर्ता सह अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति प0 चम्पारण बेतिया के 
पत्रांक 743 / स्था 0, दिनांक 9 दिसम्बर 2010 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति प 0 चमपारण बेतिया की दिनांक 
7 दिसम्बर 2010 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक 1508, दिनांक 20 जून 2005 से प्राप्त निदेश 
के क्रम में इस कार्यालय में दिनांक 18 मई 2011 को आहुत योग्यता एवं दक्षता की लिखित जॉच परीक्षा जॉच समिति द्वारा 
ली गई । जॉच समिति से प्राप्त फलाफल में सफल हुए श्री आलोक कुमार अम्बष्ट पता स्व 0 विद्याभूषण प्रसाद अम्बष्ट , भूतपूर्व 
आशुटंकक, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं0-3, मधुबनी शिविर पडरौना की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान 5200-20200 + ग्रेड 
पें -1900 रूपये एवं समय - समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्त किया जाता है । 
उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान कार्यपालक अभियंता, सारण प्रमंडल , छपरा के कार्यालय में दिनांक 29 जून 
2011 तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द समझी जायेगी । यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है । 

2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो 
उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी । 

3. स्व 0 विद्याभूषण प्रसाद अम्बष्ठ के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण - पोषण का दायित्व श्री आलोक कुमार 
अम्बष्ठ पर होगी । उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा । इसके लिए 
उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी । इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी 
परिलब्धियों को एक अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है । 

4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला प0 चम्पारण बेतिया के असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य 
प्रमाण - पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा । 

5. अगर श्री आलोक कुमार अम्बष्ठ की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षितन कोटा के 
पद को अग्रणित कर दिया जायेगा । 

6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी । 

7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त 
कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी 

8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा 
संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा । 

9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण - पत्र एवं वास्तविक जन्म तिथि 
से संबंधित प्रमाण -पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । जिसकी जॉच कर संतुश्ट होकर उनके 
द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी । 

10. इन्हें छ: माह के अन्दर इस कार्यालय द्वारा आयोजित की जानेवाली टंकण जॉच परीक्षा में उतीर्णता प्राप्त करनी 


| 


होगी । 


11. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री आलोक कुमार अम्बष्ठ से भरण पोषण पत्र एवं विवाह में 
तिलक दहेज नहीं लेने देने का प्रमाण - पत्र प्राप्त कर लेंगे । 

12. उप - सचिव, वित्त विभाग के पत्रसंख्या 1964 दिनांक 31 अगस्त 2005 के अनुसार दिनांक 1 सितम्बर 2005 एवं 
उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा । 

आदेश से , 
राम पुकार 

अभियंता, सिवान । 


1 


रंजन, मुख्य 


14 


बिहार गजट , 13 जुलाई 2011 


- 


4 . 


4 जून 2011 
सं 0 1 स्था 0 अनु0-12-116 / 2009-57-1803 - सिवान — समाहर्ता सह अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति सारण ( छपरा ) 
के पत्रांक 69 मु ० / स्था o, दिनांक 14 फरवरी 2011 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति सारण ( छपरा ) की दिनांक 31 
जनवरी 2011 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक 1508, दिनांक 20 जून 2005 से प्राप्त निदेश के 
क्रम में इस कार्यालय में दिनांक 18 मई 2011 को आहुत योग्यता एवं दक्षता की लिखित जॉच परीक्षा जॉच समिति द्वारा ली 
गई । जॉच समिति से प्राप्त फलाफल में सफल हुए श्री आशुतोष कुमार, पिता स्व 0 राजेश कुमार, भूतपूर्व पत्राचार लिपिक, 
सारण प्रमंडल , छपरा की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान 5200-20200 + ग्रेड पें -1900 रूपये एवं समय - समय पर सरकार 
द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्त किया जाता है । उन्हें आदे । दिया जाता है कि वे अपना 
योगदान अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल गोपालगंज के कार्यालय में दिनांक 29 जून 2011 तक निश्चित रूप से दें दें 
अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द समझी जायेगी । यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है । 

2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो 
उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी । 

3. स्व 0 राजेश कुमार के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण - पोषण का दायित्व श्री आशुतोष कुमार पर होगी । 
उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा । इसके लिए उनके विरूद्ध 
नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी । इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक 
अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है । 

नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला गोपालगंज के असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य 
प्रमाण - पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा । 

5. अगर श्री आशुतोष कुमार की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षितन कोटा के पद को 
अग्रणित कर दिया जायेगा । 

6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी । 

7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त 
कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी । 

8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा 
संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा । 

9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण - पत्र एवं वास्तविक जन्म तिथि 
से संबंधित प्रमाण - पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके 
द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी । 

10. इन्हें छ: माह के अन्दर इस कार्यालय द्वारा आयोजित की जानेवाली टंकण जॉच परीक्षा में उतीर्णता प्राप्त करनी 
होगी । 

11. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री आशुतोष कुमार, से भरण पोषण - पत्र एवं विवाह में तिलक 
दहेज नहीं लेने देने का प्रमाण - पत्र प्राप्त कर लेंगे । 

12. उप – सचिव, वित्त विभाग के पत्र संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 के अनुसार दिनांक 1 सितम्बर 2005 
एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा । 


- 


आदेश से , 


राम पुकार रंजन, मुख्य अभियंता, सिवान । 


4 जून 2011 
सं 0 1 स्था 0 अनु0-12-104 / 2010-58-1804 -सिवान — समाहर्ता सह अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति सारण ( छपरा) 
के पत्रांक 69 मु ० / स्था 0, दिनांक 14 फरवरी 2011 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति सारण ( छपरा ) की दिनांक 31 
जनवरी 2011 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक 1508, दिनांक 20 जून 2005 से प्राप्त निदेश के 
क्रम में इस कार्यालय में दिनांक 18 मई 2011 को आहुत योग्यता एवं दक्षता की लिखित जॉच परीक्षा जाँच समिति द्वारा ली 
गई । जॉच समिति से प्राप्त फलाफल में सफल हुए श्री अविनाश राज, पिता स्व 0 बबन सिंह, भूतपूर्व कार्यदर्शक , सारण नहर 
प्रमंडल, एकमा की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान 5200-20200 + ग्रेड पें -1900 रूपये एवं समय - समय पर सरकार द्वारा 
स्वीकृत भत्ते सहित निम्नवर्गीय लेखा लिपिक के पद पर नियुक्त किया जाता है । उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना 
योगदान कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल , एकमा के कार्यालय में दिनांक 29 जून 2011 तक निश्चित रूप से दें दें 
अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द समझी जायेगी । यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है । 

2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो 
उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी । 

3. स्व ० बबन सिंह के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण - पोषण का दायित्व श्री अविनाश राज पर होगी । 
उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा । इसके लिए उनके विरूद्ध 


- 


बिहार गजट , 13 जुलाई 2011 


15 


नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी । इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक 
अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है । 

4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला सारण के असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण - पत्र 
हर हालत में प्रस्तुत करना होगा । 

5. अगर श्री अविनाश राज की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षितन कोटा के पद को 
अग्रणित कर दिया जायेगा । 

6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी । 

7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त 
कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी । 

8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा 
संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा । 

9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण - पत्र एवं वास्तविक जन्म तिथि 
से संबंधित प्रमाण - पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके 
द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी । 

10. इन्हें छ: माह के अन्दर इस कार्यालय द्वारा आयोजित की जानेवाली टंकण जॉच परीक्षा में उतीर्णता प्राप्त करनी 


होगी । 


11. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री अविनाश राज, से भरण पोषण - पत्र एवं विवाह में तिलक 
दहेज नहीं लेने देने का प्रमाण - पत्र प्राप्त कर लेंगे । 

12. उप - सचिव , वित्त विभाग के पत्र संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 के अनुसार दिनांक 1 सितम्बर 2005 
एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा । 


आदेश से , 


राम पुकार रंजन , मुख्य 

अभियंता, सिवान । 


- 


17 जून 2011 
सं0 1 स्था 0 अनु0-12-116 / 2009-65-1981 -सिवान — समाहर्ता सह अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति सारण ( छपरा) 
के पत्रांक 69 मु ० / स्था o, दिनांक 14 फरवरी 2011 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति सारण ( छपरा) की दिनांक 
31 जनवरी 2011 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक 1508, दिनांक 20 जून 2005 से प्राप्त निदेश 
के क्रम में इस कार्यालय में दिनांक 18 मई 2011 को आहुत योग्यता एवं दक्षता की लिखित जॉच परीक्षा जाँच समिति द्वारा 
ली गई । जाँच समिति से प्राप्त फलाफल में सफल हुए श्री मिथिलेश कुमार यादव, पिता स्व0 यमुना प्रसाद यादव, भूतपूर्व 
अनुसेवक , सारण प्रमंडल , छपरा की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान 5200-20200 + ग्रेड पें -1900 रूपये एवं समय - समय 
पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित कनीय लेखा लिपिक के पद पर नियुक्त किया जाता है । उन्हें आदेश दिया जाता है कि 
वे अपना योगदान कार्यपालक अभियंता, सारण प्रमंडल, छपरा के कार्यालय में दिनांक 8 जुलाई 2011 तक निश्चित रूप से दें 
दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द समझी जायेगी । यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है । 

2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो 
उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी । 

3. स्व0 यमुना प्रसाद यादव के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण - पोषण का दायित्व श्री मिथिलेश कुमार यादव 
पर होगी । उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा । इसके लिए उनके 
विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी । इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को 
एक अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है । 

4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला सारण के असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण - पत्र 
हर हालत में प्रस्तुत करना होगा । 

5. अगर श्री मिथिलेश कुमार यादव की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षितन कोटा के 
पद को अग्रणित कर दिया जायेगा । 

6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी । 

7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त 
कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी । 


। 


16 


बिहार गजट , 13 जुलाई 2011 
8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा 
संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा । 

9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण - पत्र एवं वास्तविक जन्म तिथि 
से संबंधित प्रमाण - पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा 
इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी । 

10. इन्हें छ: माह के अन्दर इस कार्यालय द्वारा आयोजित की जानेवाली टंकण जॉच परीक्षा में उतीर्णता प्राप्त करनी 


होगी । 


11. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री मिथिलेश कुमार यादव , से भरण पोषण - पत्र एवं विवाह में 
तिलक दहेज नहीं लेने देने का प्रमाण - पत्र प्राप्त कर लेंगे । 

12. उप - सचिव, वित्त विभाग के पत्र संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 के अनुसार दिनांक 1 सितम्बर 2005 
एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा । 

आदेश से . 
राम पुकार रंजन, मुख्य अभियंता, सिवान । 


- 


- 


17 जून 2011 
सं0 1 स्था 0 अनु0-12-112 / 2010-66-1985 - सिवान — समाहर्ता सह अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति सिवान के 
पत्रांक 253 स्था o, दिनांक 4 मार्च 2011 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति सिवान की दिनांक 15 फरवरी 2011 की 
बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक 1508, दिनांक 20 जून 2005 से प्राप्त निदेश के क्रम में इस 
कार्यालय में दिनांक 18 मई 2011 को आहुत योग्यता एवं दक्षता की लिखित जॉच परीक्षा जाँच समिति द्वारा ली गई । जॉच 
समिति से प्राप्त फलाफल में सफल हुए श्री नन्हे कुमार, पिता स्व 0 विपिन बिहारी श्रीवास्तव, भूतपूर्व कोषरक्षक , जल निस्सरण 
प्रमंडल , सिवान की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान 5200-20200 + ग्रेड पें -1900 रूपये एवं समय - समय पर सरकार द्वारा 
स्वीकृत भत्ते सहित कनीय लेखा लिपिक के पद पर नियुक्त किया जाता है । उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना 
योगदान कार्यपालक अभियंता, जल निस्सरण प्रमंडल, सिवान के कार्यालय में दिनांक 8 जुलाई 2011 तक निश्चित रूप से दें 
दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द समझी जायेगी । यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है । 

2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो 
उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी । 

3. स्व 0 विपिन बिहारी श्रीवास्तव के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण - पोषण का दायित्व श्री नन्हे कुमार पर 
होगी । उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा । इसके लिए उनके विरूद्ध 
नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी । इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक 
अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है । 

4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला सिवान के असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण - पत्र 
हर हालत में 

प्रस्तुत करना होगा । 

5. अगर श्री नन्हे कुमार की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को 
अग्रणित कर दिया जायेगा । 

6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी । 

7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त 
कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी । 

8. अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा 
संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा । 

9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण - पत्र एवं वास्तविक जन्म तिथि 
से संबंधित प्रमाण - पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । जिसकी जाँच कर संतुष्ट होकर उनके 
द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी । 

10. इन्हें छ: माह के अन्दर इस कार्यालय द्वारा आयोजित की जानेवाली टंकण जॉच परीक्षा में उतीर्णता प्राप्त करनी 


होगी । 


बिहार गजट , 13 जुलाई 2011 


17 


11. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री नन्हे कुमार, से भरण पोषण - पत्र एवं विवाह में तिलक दहेज 
नहीं लेने देने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे । 

12. उप - सचिव, वित्त विभाग के पत्र संख्या 1964, दिनांक 31 अगस्त 2005 के अनुसार दिनांक 1 सितम्बर 2005 
एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा । 

आदेश से , 
राम पुकार रंजन, मुख्य 

अभियंता, सिवान । 


मुख्य अभियंता उत्तर का कार्यालय 
नलकूप प्रभाग , लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर 


कार्यालय - आदेश 
30 मई 2011 


, 


सं ० स्था0-3 - बी -35/10-573 — सरकार के अवर सचिव , लघु सिंचाई विभाग , बिहार, पटना का पत्रांक -1661 , दिनांक 
2 अप्रील 2007 में निहित सरकार के आदेश के अनुपालन में स्व ० मीरा कुमारी भूतपूर्व पदचर, नलकूप प्रमंडल , पूर्णिया के आश्रित 
पुत्र - श्री प्रेम कुमार राउत को नलकूप प्रमंडल , पूर्णिया के अन्तर्गत पदचर के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से वेतनमान 
2550-55-2660-60-3200 रूपये तथा सरकार द्वारा समय - समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर 
औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है , जिसे बिना कारण बताये रद्द किया जा सकता है। 

2. श्री प्रेम कुमार राउत पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपने नव नियुक्त पद पर योगदान देंगे । 
योगदान के समय इन्हें किसी असैनिक शल्य चिकित्सक /जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थता प्रमाण- पत्र , आय 
प्रमाण - पत्र , विवाह में तिलक दहेज का लेन - देन नहीं करना , न्यायालय में सजा प्राप्ति नहीं होने , न्यायालय में फौजदारी मुकदमा 
लम्बित नहीं रहने तथा स्व 0 मीरा कुमारी के परिवार के आश्रित सदस्यों का भरण - पोषण करने संबंधी अद्यतन शपथ - पत्र आदि मूल 
कागजात कार्यपालक अभियंता नलकूप प्रमण्डल, पूर्णिया के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी जाँच कार्यपालक अभियंता करेगें तथा 
इसे सही पाये जाने पर ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा। 

3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण - पत्र , मृत्यु प्रामण - पत्र /जिला अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित पत्र का सत्यापन कार्यपालक 
अभियंता द्वारा कर ली जायेगी । 


4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका -1 ( ख ) के 
अनुसार मृत सरकारी सेवक की नियुक्ति स्वीकृति पद के विरुद्ध विधिवत की गई थी , का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा कर 
ली जायेगी । 


5 . 


कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र संख्या 13293 , दिनांक 5 अक्तूबर 1991 की कंडिका-7 के 
अनुसार नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति के विरुद्ध यदि मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के भरण - पोषण में किसी प्रकार की 
त्रुटि पाई जायेगी तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी । इस संबंध में श्री प्रेम कुमार राउत 
को योगदान के समय वर्णित अनुदेश के अनुरूप एक घोषणा- पत्र भी कार्यपालक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा , जिसे 
कार्यपालक अभियंता श्री प्रेम कुमार राउत की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर सुरक्षित रखेंगे । 

6. गलत तथ्यों अथवा कागजातों के आधार पर नियुक्ति होने की सूचना अगर बाद में प्राप्त होती है तो किसी भी समय 
कारण पृछा नोटिश देते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी। 

7. तिलक दहेज नहीं लेने और न देने संबंधी एक घोषणा- पत्र भी नियुक्ति किये जा रहे व्यक्ति को कार्यपालक अभियंता 
के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। 


8. यदि यह नियुक्ति रोस्टर व्यवस्था के आरक्षित बिन्दु के विरुद्ध पड़ता है तो उसे अग्रणीत कर लिया जायेगा । 


18 


बिहार गजट , 13 जुलाई 2011 


9. योगदान करने हेतु श्री प्रेम कुमार राउत को यात्रा - भत्ता देय नहीं होगा। 


10. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964 , दिनांक 31 अगस्त 2005 में निहित अंशदायी पेंशन योजना संबंधी प्रावधान 


लागू होगें । 


आदेश से , 


एन ० पासवान, मुख्य अभियंता ( उत्तर) । 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 17-571 + 50 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 13 जुलाई 2011 


19 


भाग-9 ( ख ) 


निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


प्रकाशनार्थ 

सूचना 
No. 54 — I Ajay Kumar S/ o Sri Sita Sharan Prasad R/ o 3/10 Mahesh Nagar, P.O. Keshri 
Nagar , Patna - 800024 vide Affidavit No. 5752 , of 25th May 2011 shall be known as Ajoy 


Kumar. 


AJAY KUMAR 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 17-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


